निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 12 आषाढ़ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 572) पटना , सोमवार , 3 जुलाई 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2017 
सं0 17 / स्था . - 10 - 02 / 2016 सा . प्र. 7709 - बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों 
को उनके वर्तमान पदस्थापित विभाग से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित 
विभाग / कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्र० | प्रशाखा पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित विभाग / कार्यालय 


नाम 


2 


3 


1 श्री रविन्द्र नारायण सिंह | आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा | सहकारिता विभाग 
2 | श्री विमल कुमार सिंह सहकारिता विभाग 

आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल , 

सहरसा 
3 | श्री चन्द्रकांत मणि त्रिपाठी पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार , निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार 

पटना 
__ 4 | सुश्री रेखा गुप्ता 

लोक स्वा0 अभि0 विभाग ( क्षेत्रीय मुख्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 
अभियंता का कार्यालय, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, 
मुजफ्फरपुर) 


बिहार गजट ( असाधारण) , 3 जुलाई 2017 
वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित विभाग / कार्यालय 


क्र० प्रशाखा पदाधिकारी का 


नाम 


5 | श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव | आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

दरभंगा 
श्रीमती सरिता बसाक उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना 

वाणिज्य कर विभाग 
श्री शिव रतन कुमार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 

समाज कल्याण विभाग 
श्री नवल किशोर प्रसाद आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग , 

गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) 
9 श्री आदित्य कुमार पोद्दार आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल , गया राज्य अनुसूचित जाति आयोग 
| 10 | श्री विजय कुमार सिंह नगर विकास एवं आवास विभाग महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार 
11 | श्री ब्रज किशोर तिवारी स्वास्थ्य विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 

(प्रशाखा– 23 ) 
श्री दिलीप कुमार सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 
2. क्रमांक - 1, 2, 4, 5 एवं 8 का स्थानांतरण / पदस्थापन उनके स्वयं के अभ्यावेदन के आलोक में किया गया 
है , अतएव उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 572 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


